PART U) 


175 


HARYANA GOVT GAZ ., APRIL 27 , 1976 (VYSK . 7, 1898 SAKA ) 


627 


. 


क 


र क्रमांक 531-ज- (1 ) -76/11557.-- श्री शाम दास , पुत्र श्री चतर दास, गांव बिलजपुर , तहसील व जिला अम्बाला की दिनांक 
13 जून , 1974 की हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे 
हरियाणा राज्य में प्रानाया गया है और मसमें आज तक संगोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 ( ए ) ( 17 ) तथा 3 ( 1 ए ) के अधीन 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री शाम दास की मन्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर, जो उसे 
पंजाब/ हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 15980 ज न ( III )-66/18890, दिनांक 3 सितम्बर, 1966 तथा 5041-प्रार-III 
70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती सरस्वती देवी के नाम रबी , 1975 से 
150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है । 
क्रमांक 477-ज (1)-76/11561.--पूर्ती जार युद्ध पुरस्कार अधिनियम , .1943 (जैन 

कि उसे नियागा 
राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) ( ए } नया 3 ( ए । के 
प्रनुसार सौंपे गए अधिकारों 

का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री कृष्ण लाल , पुत्र श्री देस राज , गाँव 
मुसतफाबाद , तहसीन जगाधरी, जिला अम्बाला को रखी , 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागोर सनद में दो 
गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

दिनांक 21 अप्रैल, 1976 
क्रमांक 155-ज-II - 76/ 11963.- श्री सुण्डु राम , पुत्र श्री भय राम, गांव भाषनकी, तहसील नूह, जिला गुड़गांव , को दिनांक 
8 फरवरी , 1972 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वीपंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे 
हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के अधीन प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सह प्रादेश देते है, कि श्री सुण्डू राम को मब्लिग 100 रुपये वार्षिक की जागीर, जो उसे हरियाणा 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 264 - पार( 4 ) - G6/ 1143, दिनांक 18 अप्रैल , 1967 तया अधिसूचना क्रमांक 5041 
पार- III - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 द्वारा खरीफ , 1970 से 100 रुपये बढ़ाकर 150 रुपये वार्षिक मंजूर 
की गई थी , अब उसको विधवा श्रीमती चन्द्रावल के नाम खरीफ , 1972 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी 
गई शर्तों के अन्तर्गत तवदील की जाती है । 

क्रमांक 560- ज-II - 76/11967.- श्री दलीप सिंह, पुत्र श्री याद राम सिंह, गांव भोंडसी, तहसील व जिला गुड़गांव की दिनांक 
11 जुलाई, 1975 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा राज्य के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे 
हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के अधीन 
प्रदान की गई शक्तियों को प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री दलीप सिंह की मब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा 
सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6 31 - ज- ( II ) 74/20252,दिनांक 20 जून, 1974 द्वारा मन्जूर की गई थी अब उसकी विधवा 
श्रीमती सोरन देवी के नाम रबी, 1976 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है । 

क्रमांक 455-ज ( II )-76/11971.-- श्री हीरा सिंह, पुव श्री हरदत्त , गांव गुभाना, तहसील झज्जर, जिला रोहतक , की 
दिनांक 11 फरवरी , 1967 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें माज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1 ए ) 
तथा 3 ( 1 ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष प्रादेश देते हैं कि श्री हीरा सिंह की मन्लिग 
150 रुपये वार्षिक की जागीर, जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 20117- जे एन ( III )-66/215 24, दिनांक 
24 अक्तुबर, 1966 द्वारा मन्जूर की गई थी , अब उस की विधवा श्रीमती सरूपी दवी के नाम खरीफ़ , 1967 रबी, 
1970 तक 100 रुपये वार्षिक तथा खरीफ़ , 1970 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत 
तबदील की जाती है । 

क्रमांक 739-ज (II)-76/11975.-पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
मे अपनाया गया है और उसमें आज तक संगोधन किया गया है ) की धारा 2(ए ) ( 1ए ) तथा ( 1 ए ) के अनुसार सौपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने 
दी गई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 
जिला जागीर पाने वाले का नाम गांव व पता तहसील फसल /वर्ष जब से 

वाषिक 
जागीर दी गई राशि 


प्रमांक 


1 


2 


3 


5 


6 


7 


रुपये 
150 


1 


करनाल 


अन्जन थाली 


करनाल 


खरीफ, 1973 से 


श्री प्रताप सिंह , पुन 
श्री बहादुर सिंह 
श्री महिन्द्र सिंह दत्ता , पुत्र 

श्री सन्त सिंह दत्ता 


2 


रवी , 1973 से 


150 


516- मार , मोडल 
टाऊन , 

करनाल 


